. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण , 1940 ( श० ) 


संख्या- 764 राँची, सोमवार 


6 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 

28 फरवरी , 2018 
कृपया पढ़ें : 
1. प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय , सिंहभूम (कोल्हान ) प्रमंडल, चाईबासा का पत्रांक -742, दिनांक 
19 सितम्बर , 2017 एवं पत्रांक- 77 , दिनांक 17 जनवरी, 2018 
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची का आदेश सं० 7578 , 
दिनांक 28 जून , 2017 , पत्रांक - 10772 , दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 एवं पत्रांक -11851, दिनांक 
4 दिसम्बर , 2017 
विवरण: 

__ संख्या-5/ आरोप- 1- 146/ 2017- 198 (HRMS )-- श्री संतोष कुमार प्रजापति , झा०प्र०से० , चतुर्थ 
बैच, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर , सरायकेला- खरसावाँ , सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध 
प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , सिंहभूम (कोल्हान ) प्रमंडल , चाईबासा का पत्रांक -742, दिनांक 
19 सितम्बर , 2017 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । 
2 प्रपत्र - क में इनके विरूद्ध सरायकेला- खरसावाँ जिला के अन्तर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के कथित 
बच्चा चोरी के अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है | 
3 पूर्व में प्रधान सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की चर्या टिप्पणी द्वारा 
प्रतिवेदित किया गया था कि दिनांक 18 मई, 2017 को सरायकेला खरसावाँ जिले के अन्तर्गत 
शोभापुर एवं जमशेदपुर जिला के बागबेड़ा थाना अन्तर्गत नागाडीह में क्रमशः 4 एवं 3 व्यक्तियों की 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 6 अगस्त , 2018 
पीट-पीट कर हत्या भीड़ के द्वारा करने एवं दिनांक 19 मई, 2017 को मानगो, जमशेदपुर और 
जमशेदपुर के अन्य इलाकों में साम्प्रदायिक तनाव एवं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के 
विभिन्न पहलुओं की जाँच प्रमंडलीय आयुक्त , कोल्हान प्रमंडल एवं क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक , कोल्हान 
प्रमंडल द्वारा संयुक्त रूप से की गयी । जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के समीक्षोपरांत इसके 
आलोक में विभागीय आदेश सं०-7578, दिनांक 28 जून , 2017 द्वारा श्री प्रजापति को इन्हीं आरोपों 
के लिए निलबिंत किया गया तथा इनका मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , सिंघभूम 
( कोलहान ) प्रमंडल , चाईबासा निर्धारित किया गया । 
4. विभागीय पत्रांक -0772, दिनांक 18 अक्टूबर , 2017 द्वारा श्री प्रजापति से स्पष्टीकरण की मांग की 
गयी , जिसके अनुपालन में श्री प्रजापति के पत्र , दिनांक 7 नवम्बर , 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित 
किया गया । विभागीय पत्रांक - 11851, दिनांक 4 दिसम्बर , 2017 द्वारा श्री प्रजापति के स्पष्टीकरण 
पर प्रमंडलीय आयुक्त , सिंहभूम ( कोल्हान ) से मंतव्य माँगा गया | 
5 . प्रमंडलीय आयुक्त , सिंहभूम (कोल्हान ) के पत्रांक - 77 , दिनांक 17 जनवरी , 2018 द्वारा मंतव्य 
समर्पित किया गया , जिसमें श्री प्रजापति के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए आरोप मुक्त करने की 
अनुशंसा की गयी । 
6 विभागीय स्तर पर श्री प्रजापति के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलय 
आयुक्त , सिंहभूम (कोल्हान ) से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत श्री संतोष कुमार 
प्रजापति , झा०प्र०से० , चतुर्थ बैच, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , राजनगर , सरायकेला - खरसावाँ , 
सम्प्रति निलंबित को निलबंन से मुक्त करते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए मामले 
को संचिकास्त किया जाता है | 


SINo. | Employee Name G. P. F. No . 


Decision of the Competent authority 


SANTOSH KUMAR | श्री संतोष कमार प्रजापति, झा०प्र०से० , संप्रति निलंबित को निलंबन से 
PRAJAPATI JHK /JAS / 177 

मुक्त करते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए मामले 
को संचिकास्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव 
जीपीएफ संख्या : BHR/BAS/2502 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 764 -- 50 


